निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 978) पटना , सोमवार , 16 अक्तूबर 2017 


सं० 3ए - 3 - भत्ता - 01/ 2017 - 8145 /वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

13 अक्तूबर 2017 
विषयः राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन (Volume- II ) के आलोक में वित्त विभागीय 

संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक - 24 / 05/ 2017 में कतिपय छूटे हुए पदों के पुनरीक्षित वेतन 

संरचना की स्वीकृति एवं कतिपय टंकण त्रुटि के निराकरण के संबंध में । 

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume-I ) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त 
विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक - 24/ 05/ 2017 द्वारा दिनांक - 01 / 01 / 16 के प्रभाव से राज्य कर्मियों के लिए 
पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है । उक्त संकल्प में कतिपय पदों के पुनरीक्षित वेतन स्तर का 
उल्लेख नहीं है। साथ ही उक्त संकल्प में कतिपय टंकण त्रुटि पायी गई है । 

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन ( Volume -II ) में छूटे हुए पदों के लिए अनुमान्य 
पुनरीक्षित वेतन स्तर एवं टंकण त्रुटि के निराकरण सम्बन्धी अनुशंसा की गई है । 

____ 4. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित 
निर्णय लिए जाते हैं : 

(i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या -3590 , दिनांक - 24/ 05/ 2017 में कतिपय छूटे हुए पदों को 

चैप्टर- 5 (5.1 ) में निम्नांकित क्रम संख्या ( Sl. No. ) के अनुसार जोड़ते हुए इन पदों का 
दिनांक - 01/ 01/ 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन स्तर निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है: 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 अक्तूबर 2017 

Common Category 
SI. No. | Deshination 

Pay Band Grade Pay 


Recommendation 


| 


4 


62 A | Vehicle Driver 

PB - 1 

1900 
62 B | Vehicle Driver ( Grade-II) | PB - 1 

2400 
62 C | Vehicle Driver ( Grade-I) PB - 1 

2800 
62 D Vehicle Driver Special 

PB - 2 

4200 
Grade 

General Administration Department 
249 A | Stenographer 

PB - 1 

2400 
| 249 B | Personal Assistant 

PB - 2 

4600 
Home Department 


4 


161A | Chaukidar 
161B | Dafadar 
161C | Head Dafadar 


PB - 1 
PB - 1 

PB - 1 
Finance Department 

PB - 2 


1800 
1900 
2000 


2 
3 


454A | 


4200 


6 


Data Entry Operator, 

Grade " C " 


Forest Department 

PB - 1 


787A | Forest Guard 


1900 


2 (If 
recruitment 
qualification 
10 + 2 then 

Level 3 
Otherwise 2 


Animal Husbandry Department 
1981A | Live Stock Assistant 

PB - 1 

1900 


वैसे पदों जिनका उल्लेख वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24/ 05/ 2017 में नहीं 

है , उनका दिनांक 01/ 01/ 2016 के प्रभाव से प्रतिस्थानी पुनरीक्षित वेतन स्तर अनुमान्य होगा । 
( iii ) निम्नलिखित राज्य सेवाओं के मूल कोटि सहित प्रोन्नति स्तरों की संख्या ( No. of Levels 

including Basic Grade) निम्नवत् होगी : 
S . No. Name Of State Service 

No of Levels including Basic Grade 
Child Development Service 


2. 


| Child Protection Service 


वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक - 24 / 05 / 2017 में विहित कतिपय टंकण त्रुटि को 
निम्नरूपेण परिमार्जित किया जाता है : 
( a ) चैप्टर - 5 (5. 1), क्रम संख्या - 1, 2 , 3 एवं 4 के लिए अंकित Note ( a) के अंतर्गत 

अंतिम पंक्ति तथा क्रम संख्या - 5 , 6 , 7 , 8 , 9 एवं 10 के लिए अंकित Note ( a ) 
के अंतर्गत अंतिम पंक्ति में अंकित For details kindly refer , Chapter 4 के 
बदले For details kindly refer, Chapter 3 पढ़ा जाए। 
चैप्टर 5 में अंकित निम्नलिखित पदों के अपुनरीक्षित पे- बैण्ड निम्नरूपेण परिमार्जित 
किया जाता है : 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 अक्तूबर 2017 


Designation 


Sl. No. of 
Chapter- 5 ( 5 . 1) 


Unrevised Pay Band 
Mentioned 

Corrected 
PB 2 

PB 3 


1998 


10 


Executive Engineer , 
Fisheries 
Junior Accounts Clerk 
Senior Accounts Clerk 
Supply Inspector 
Lecturer 
Professor 
Principal 
Joint Director 
Joint Director Art & 
Culture & equivalent 


1089 
1100 
1102 
1103 
1478 
1485 


PB 2 
PB 2 
PB 3 
PB 4 
PB 2 
PB 3 
PB 4 
PB 4 


PB I 
PB 1 
PB 2 
PB 3 
PB 4 
PB 4 
PB 3 
PB 3 


Designation 


Sl. No. of 
Chapter - 5 (5 .2 ) 


Unrevised Pay Band 
Mentioned 

Corrected 


Promotional level 4 
Promotional level 5 


PB 5 
___ PB 6 


PB 4 
PB 4 


( c ) 


( d ) 


न्य 


य 


चैप्टर -5 (5.1 ) के क्रम सं0 - 942 , 943 एवं 944 में अंकित Constable पद के 
लिए पुलिस के समान शैक्षणिक योग्यता होने पर सिपाही संवर्ग का वेतन स्तर 
अनुमान्य होगा , अन्यथा प्रतिस्थानी वेतन स्तर अनुमान्य होगा । 
विधि विभाग के अधीन Office of Law Reporter के बदले Advocate 
General Office पढ़ा जाए तथा क्रम सं० - 1098 में अंकित Librarian के लिए 
अपुनरीक्षित पे- बैण्ड PB- 1 के बदले PB- 2 पढ़ा जाए । 
चैप्टर -5 (5.1 ) के क्रम संख्या - 927 में अंकित परिवहन विभाग के District 
Transport Officer के लिए अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप वेतन स्तर - 9 
पढ़ा जाए । 
चैप्टर -5 (5.1 ) के क्रम सं० - 1994 में अंकित Deputy Director, Fisheries के 
लिए वेतन स्तर - 9 के बदले वेतन स्तर - 11 पढ़ा जाए । 

चैप्टर - 5 (5 .1 ) क्रम सं० - 2081 में Chemical Examiner पद के लिए वेतन 
स्तर - 8 के बदले वेतन स्तर - 6 पढ़ा जाए । 
Personnel and Administrative Department out General 
Administration Department पढ़ा जाए । 
चैप्टर - 5 (5 . 1 ) के क्रम सं० - 39 में अंकित Junior Statistical Supervisor के 
अनुशंसित वेतन स्तर में Block Statistical Supervisor / Junior Statistical 
Assistant भी शामिल हैं । 
चैप्टर -5 (5.1 ) के क्रम सं० -50 एवं 515 में अंकित क्रमशः Senior Statistical 
Assistant तथा Assistant Statistical Officer को क्रमशः Planning 
Assistant तथा Planning Officer के रूप में पढ़ा जाए । 
Gram Panchayat Supervisor के लिए चैप्टर -5 (5.1 ) के क्रम संख्या - 44 में 
अंकित वेतन स्तर को Block Panchayati Raj Officer के लिए पढ़ा जाए । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अक्तूबर 2017 


(1) 


( m ) 


Labour Inspector / Labour Welfare Officer के लिए चैप्टर -5 (5.1 ) के 
क्रम सं० - 43 में अंकित वेतन स्तर में Labour Inforcement Officer भी 
शामिल है । 

चैप्टर -5 (5.1 ) के क्रम संख्या- 1757 एवं 1758 में अंकित क्रमशः Senior Artist / 
Photographer एवं Artist-cum-photographer के लिए अनुशंसित वेतन 
स्तर - 7 के बदले वेतन स्तर - 6 पढ़ा जाए। 
चैप्टर - 5 (5. 1 ) के क्रम संख्या - 1139 में Food Inspector पद का PB- 1 + G. P . 
2400 / - एवं वेतन स्तर- 4 अंकित है , जिसे PB- 2 + G. P. 4200 / - एवं वेतन 
स्तर - 6 पढ़ा जाए । 
चैप्टर - 5 ( 5.1 ) के क्रम संख्या - 39 से 62 तक अंकित पर्यवेक्षकीय पदों के अधीन 
अंकित वेतन स्तर ही मान्य होंगे एवं संबंधित विभागों के अधीन निम्नलिखित 
पर्यवेक्षकीय पदों के वेतन स्तर संबंधी प्रविष्टियों को विलोपित समझा जाए : 
Designation 

Name of Departments 
Junior Statistical Assistant / Planning & Development 
Junior Statistical Supervisor / Department / Industry 
Block Statistical Supervisor Department / Labour Department 
Asst. Consolidation Officer Revenue & Land Reforms Department 


( o ) 


Sl. No. 
525 , 1029 , 
1065 , 1071, 
1072 , 1661 

2022 


2013 Circle Inspector 

Revenue & Land Reforms Department 
560 ,574 Gram Panchayat Supervisor / Panchayati Raj Department 

Block Panchayati Raj Officer 
293 Asst. Saving Officer 

Finance Department 
503, 517, 526, Senior Statistical Assistant Planning & Development 
1031, 1066 

Department/ Labour Department 
1030 Investigator 

Labour Employment & Training 

Department 
892 & 2000 | Jr. Engineer 

Public Health Engineering Department 
& Animal Husbandry & Fishries 

Department 
730 | AgricultureInspector & Sugarcane Department 

Equivalent 
1857 Senior Audit Officer 

Cooperative Department 
1061 Labour EnforcementOfficer Labour Employment and Training 

Department 
1153 Assistant Engineer 

| Health Department 
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume-I ) में निहित टंकण त्रुटि के 

निराकरण के सम्बन्ध में : 
( a ) राज्य वेतन आयोग द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume-I) के पृष्ठ संख्या - 46 में 

Deputy Director of Archives के लिए अंकित अपुनरीक्षित पे- बैण्ड PB-2 के 
बदले PB - 3 तथा पृष्ठ संख्या - 48 में Director, Fisheries के लिए अंकित 
अपुनरीक्षित पे- बैण्ड PB- 3 के बदले PB- 4 पढ़े जाने की अनुशंसा की गई है । उक्त 
के आलोक में राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume -I) को परिमार्जित 
किया जाता है । 
राज्य वेतन आयोग द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume-I ) के चैप्टर- 4 की कंडिका -4. 
3 में Bihar Drug Control Cadre के मूल कोटि पद Drug Inspector के 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 अक्तूबर 2017 


5 


( d ) 


5 . 


13 


लिए अनुशंसित वेतन स्तर -8 के बदले अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप वेतन स्तर -9 
पढ़ा जाने की अनुशंसा की गई है । उक्त के आलोक में Drug Inspector का 
पुनरीक्षित वेतन स्तर- 9 होगा । 
राज्य वेतन आयोग द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume-I) के चैप्टर- 3, पृष्ठ संख्या -32 
में अंकित Bihar Agriculture Service के मल कोटि पद के लिए अनुशंसित 
वेतन स्तर- 8 के बदले अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप वेतन स्तर -9 पढ़े जाने की 
अनुशंसा की गई है । उक्त के आलोक में Bihar Agriculture Service के मूल 
कोटि पद के लिए वेतन स्तर - 9 अनुमान्य होगा । 
राज्य वेतन आयोग द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन ( Volume-I ) के चैप्टर - 3, पृष्ठ सं० 
32 - 33 में अंकित Bihar Industries Service के मूल कोटि पद के लिए 
अनुशंसित वेतन स्तर - 8 के बदले अन्य राज्य सेवाओं के अनुरूप वेतन स्तर - 9 पढ़े 
जाने की अनुशंसा की गई है । उक्त के आलोक में Bihar Industries Service 
के मूल कोटि पद के लिए वेतन स्तर- 9 अनुमान्य होगा । 
व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या - 1 - 2/ 2016आईसी. दिनांक 
16/ 05/ 2017 द्वारा पे -मैट्रिक्स के वेतन स्तर - 13 (PB- 4 + Grade Pay 8700 ) को 
निम्नरूपेण संशोधित किया गया है : 
Pay Band 

37400 - 67000 
Entry Pay 

8700 
Level 
पूर्व स्वीकृत 

संशोधित 
1 । 118500 

123100 
2 । 122100 

126800 
3 । __ 125800 

130600 
129600 

134500 
133500 

138500 
6 137500 

142700 
141600 

147000 
8 145800 

151400 
9 150200 

155900 
154700 

160600 
11 159300 

165400 
12 164100 

170400 
13 169000 

175500 
174100 

180800 
179300 

186200 
16 184700 

191800 
190200 

197600 
18 195900 

203500 
19 201800 

209600 
20 207900 

215900 
214100 


10 


14 


15 


17 


21 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 अक्तूबर 2017 
सम्यक् विचारोपरान्त वित्त विभागीय संकल्प संख्या - 3590 , दिनांक 24/ 05 / 2017 में विहित पे - मैट्रिक्स के 
वेतन स्तर - 13 को उपर्युक्त के अनुसार संशोधित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 978-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

___ Website : http:// egazette. bih. nic.in 


